निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 775 ) 


9 आश्विन 1935 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 1 अक्तूबर 2013 


जल संसाधन विभाग 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

11 जुलाई 2013 
सं0 22 / निसिo( भाग० ) - 09 -16 / 2009 / 799 — श्री शब्बीर अहमद, आई0 डी0 - 3879 तत्कालीन प्राक्कलन 
पदाधिकारी ( सहायक अभियन्ता ) सिंचाई प्रमण्डल सं0 - 2, जमुई को जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के प्रतिवेदन के 
आधार पर उचकागांव थाना कांड सं0 - 150 / 09 के मामले में दिनांक 16. 10. 09 से 21.10.09 तक न्यायिक हिरासत में 
रहने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना सं0 - 2916 दिनांक 27. 11.09 विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण 
एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 के उप - नियम 2 के तहत न्यायिक हिरासत की अवधि के लिये निलंबित 
किया गया एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 09 दिनांक 5.1. 10 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत निम्नांकित आरोपों के लिए उनके विरूद्व विहित रीति से विभागीय कार्यवाही 
संचालित किया गया: 

i. एक सरकारी सेवक होने के उपरान्त भी जानबूझकर पैक्स चुनाव 2009 में दिनांक 16. 10. 09 को गोपालगंज 
जिला अन्तर्गत उचकागाव प्रखण्ड के मतदान केन्द्र सं0 - 11 ( ख ) झीरवा पंचायत भवन में पैक्स चुनाव प्रत्याशी श्री 
आजाद अहमद के द्वारा मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया तथा इनके द्वारा उक्त मतदान केन्द्र पर 
मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य किया गया । 

ii. उक्त मतदान केन्द्र पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों / कर्मियों को अन्य मतदाताओं के पैक्स की सदस्यता 
रसीद के आधार पर स्वयं मत देने हेतु इनके द्वारा बाध्य / दबाब किया गया । 

ii. मतदान पदाधिकारियों द्वारा बोगस वोट नहीं करने हेतु समझाये जाने के बावजूद भी इनके द्वारा बोगस वोट 
डालने हेतु मतदान कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया गया । 

के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र से बिना अवकाश स्वीकत कराये बगैर मुख्यालय त्याग की अनमति के 
स्वेच्छापूर्वक मुख्यालय छोड़ना इनके स्वेच्छाचारिता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है । 

v. इनके द्वारा कारावास से मुक्त होने के पश्चात स्पीड पोस्ट से योगदान भेजा गया जो नियम के प्रतिकूल 
है । इनको स्वयं उपस्थित होकर योगदान करना चाहिए था । इनके द्वारा स्थापित नियम का उल्लंधन कर 
अनुशासनहीनता का परिचय दिया गया है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 अक्तूबर 2013 
( 2 ) उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी - सह - अधीक्षण अभियन्ता, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा अंचल , 
पटना के पत्रांक 33 दिनांक 4.1.13 द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक 
समीक्षोपरान्त निम्नांकित तथ्य पाये गये: 

i. चूंकि श्री शब्बीर अहमद , तत्कालीन सहायक अभियन्ता पर पैक्स निर्वाचन 2009 में उचकागाव प्रखण्ड के 
मतदान केन्द्र सं0 - 11( ख ) झीरवा पंचायत भवन पर चुनाव प्रत्याशी श्री आजाद अहमद के मतदान अभिकर्ता के रूप में 
कार्य करने , मतदान केन्द्र पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों को स्वयं मद देने हेतु दबाव डालने और बोगस मत 
डालने हेतु मतदान कार्य में बाधा उत्पन्न करने का गंभीर आरोप है एवं इस मामले में उनके विरूद्व उचकागांव थाना 
कांड सं0 - 150 / 09 भा० द0 वि0 धारा - 171 (सी०) 468, 471, 353 एवं 419 के तहत प्राथमिकी दर्ज है जिसमें माननीय 
न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है एवं विषयांकित वाद माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी, गोपालगंज के नयायालय 
में ट्रायल सं0 - 71 / 12 के रूप में चल रहा है । 

यद्यपि विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री शब्बीर अहमद , तत्कालीन सहायक अभियन्ता के 
आरोपों के संबंध में प्रमाणित होने अथवा न होने का प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं किया गया है परन्तु जिस तरह से 
मुख्यालय से बाहर उचकागांव के मतदान केन्द्र पर विवाद के बाद उनके विरूद्व प्राथमिकी दर्ज की गयी और उन्हें 
गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया जिसकी सम्पुष्टि जिला पदाधिकारी गोपालगंज के पत्रांक 1743 / ( सी० ) दिनांक 26. 
10. 09 द्वारा की गयी है, से उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि होती है । 

एक राजपत्रित पदाधिकारी / सरकारी सेवक के रूप में चुनाव प्रत्याशी के मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य 
करना एवं मतदान कार्य में व्यवधान उत्पन्न करना सरकारी सेवक आचार नियमावली के विरूद्व है । 

अतएव उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री शब्बीर अहमद , आई0 डी0 - 3879 के विरूद्व निम्नांकित दण्ड 
अधिरोपित करने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया है: 

1. "निन्दन " वर्ष 2009 - 10 
2. दो वेतनवृद्वि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक । 

उक्त निर्णय के आलोक में श्री शब्बीर अहमद, तत्कालीन सहायक अभियन्ता को निम्नांकित दण्ड देते हुए 
आदेश संसूचित किया जाता है: 

1. "निन्दन वर्ष 2009 - 10 
2. दो वेतनवृद्वि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

श्याम कुमार सिंह , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 775 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


